. 


. 


... 


" 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

7 फाल्गुन 1935 ( श० ) 
संख्या 86 राँची, बुधवार 

26 फरवरी, 2014 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
26 फरवरी , 2014 


संख्या -3 /पद- 01 ( ख )- 07 / 2014 का . 2022 -- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्रीमती आभा कांशी , 
झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 333/ 03 , गृह जिला- राँची) को अगले आदेश तक उप सचिव, कार्मिक , 
प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पद को अपर सचिव एवं समकक्ष कोटि 
के वेतनमान में उत्क्रमित करते हुए अपर सचिव , कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , 
झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
संख्या -3/ पद- 01 ( ख)-07 / 2014 का . 2023 --निदेशक लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन , जिला ग्रामीण 
विकास अभिकरण चाईबासा के पद पर पदस्थापित श्री नूरुल होदा , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक 
691बी./03 , गृह जिला- सहरसा) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप सचिव कल्याण 
विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखंड गजट ( असाधारण) बुधवार , 26 फरवरी 2014 

श्री होदा अपने कार्यों के साथ कार्यपालक पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य हज समिति , 
राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

अखिलेश कुमार बाजपेयी , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 86 - 50 | 


